निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 361) 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


सं0 08 / आरोप - 01 - 66 / 2014, सा०प्र० - 1112 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

21 जनवरी 2015 
श्री प्रकाश रंजन मेहर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 615 / 04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रातू ( राँची ) 
सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध राँची जिला में सघन रोजगार योजनान्तर्गत पाँच चेकडैम निर्माण में अनियमितता बरतने के 
आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 230 , दिनांक 07. 01. 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी 
जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम – 43 (बी० ) के प्रावधानों से आच्छादित थी । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप अप्रमाणित बताये गये । 
3. विधि विभाग , बिहार, पटना के मंतव्य में भी इस मामले को कालबाधित बताया गया । 

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं विधि विभाग , बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की अनुशासनिक 
प्राधिकार द्वारा समीक्षा के उपरांत श्री प्रकाश रंजन मेहर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 615 / 04, तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, रातू ( राँची) सम्प्रति सेवानिवृत्त पर प्रतिवेदित आरोपों से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
__ केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 361 -571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


